रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/ 99 


REGD . No. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारत 

क 

राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 30072020-220763 

CG- DL- E - 30072020-220763 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II- खण्ड 3 उप- खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2184 ] 
No. 2184 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार, जुलाई 28, 2020/श्रावण 6, 1942 
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28 , 2020 / SRAVANA 6 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2020 


, 


का.आ. 2474 ( अ).- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 826 (ई), जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खण्ड 
3, उपखंड (ii ) में 22.02.2020 को प्रकाशित की गई थी , द्वारा हरियाणा राज्य के पलवल जिले में नए दिल्ली- वडोदरा 
राष्ट्रीय राजमा ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 148 एन ) के कि.मी. 21.3 से कि.मी. 40.9 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण 
( चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि ), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख "05.03.2020 " को 
" टाइम्स ऑफ़ इंडिया " और " दैनिक जागरण " दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


3343GI/ 2020 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे 


दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 
और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
हरियाणा राज्य के पलवल जिले में नए दिल्ली - वडोदरा राष्ट्रीय राजमार्ग ( नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 148N) के कि.मी. 21.3 

से कि.मी. 40.9 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का विवरण । 


राज्य का नाम : हरियाणा 

जिले का नाम : पलवल 
क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति 
संख्या 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


भूमि का 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम: हथीन 
गांव का नाम: अकबरपुर-नाटौल 


1 


| 17/16 


निजी 


कृषि 


10.0253 


शामलात देह 
( 17 // 6 ) 


अन्य (पंचायत 


2 


179 


गैर मुमकिन 


0.3187 


पंचायत देह 
( 79 ) 


देह ) 


गांव का नाम : बिघावली 


अन्य (पंचायत 


पंचायत देह 


3 


120 


गैर मुमकिन 


0.0303 


(120 ) 


गांव का नाम : मंडकोला 


अन्य (पंचायत 


14 


| 1734 


गैर मुमकिन 


0.0885 


पंचायत देह 
( 1734 ) 


15 


260// 13 


निजी 


कृषि 


0.0177 


सुमेरा सिंह , साबरा सिंह 36/56 शेयर 
S / o s & ओमवती , लज्जा इमरती 2/56 
शेयर D / o पैन दर्पव s / o नेट राम 
,स्यामा & दिनेश, अरुण S/ o & सुमन 
D / o विजेंदर 18/56 शेयर वैदेह 


[ भाग II— खण्ड 3( ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( 260 // 13) 


6 


266// 13 


निजी 


कृषि 


0.0177 


धरमवीर , राम सिंह, सुरेश , महिंदर 
सिंह, जगदीश , धर्मपाल पुत्र बलवीर 
अलाइस सुका पुत्र भुल्लन बराबर। 
( 266// 13) 


7 


34// 9 


निजी 


कृषि 


Ꮠ 


10.0253 


सुरेश, लाल सिंह पुत्र शिव लाल पुत्र 
रामजी लाल बराबर 1/3 शेयर। जसमत 
1/3 शेयर शिव लाल 1/12 शेयर 

पुत्र 
रामजी लाल पुत्र पृथ्वी। श्रीमती। अनीता 
रानी पत्नी नरेश कुमार पुत्र रामजी लाल 
1/6 शेयर। श्रीमती । भार्पत पत्नी मूलचंद 
पुत्र 

शोमा राम 1/12 शेयर । . 
( 34 // 9 ) 


अन्य ( Gair 


18 


1457 


गैर मुमकिन 


0.1897 


पंचायत देह 
( 457 ) 


| Mumkin ) 


पुत्रान छोटेलाल 


, 


श्रीमती उर्मिला विधवा व दीपक, दिनेश 
पुत्रान महावीर सिंह पुत्र जय सिंह हर 
तीन समभाग 15/1249 भाग , 
श्रीभगवान, करमवीर, सुनील, धरमवीर 
पुत्रान लच्छमन पुत्र जय सिंह हर चार 
समभाग 54/1249 शेयर वासीदेह 
भीमा , खेमचंद, श्रीराम 
हर तीन समभाग 286 भाग, वासी 
बरहमपुर, तहसील सोहना , दीपचंद पुत्र , 
गोपी पुत्र , रामजीलाल 160/1249 
भाग , घनशयाम , 

रोशनलाल , 
लच्छीराम , लखीराम, रमेश , सुरेश , 
महेश पुत्रान टून्डा उर्फ ग्यासी पुत्र 
रामजीलाल हर सात समभाग 
269/1249 भाग , 

श्रीमती ज्ञानवती 
विधवा किशनी पुत्र 

लेखी 98/1249 
भाग , रोहताश , अशोक, सुभाष पुत्रान व 
श्रीमती सुनीता , राजबाला पुत्रियां 
किशनी पुत्र लेखी हर पाँच समभाग 
224/1249 भाग वासीदेह 
(74// 25 ) 


| 9 


74// 25 


निजी 


कृषि 


0.0025 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii )] 


10 


75/15 


निजी 


कृषि 


10.0253 


श्रीमती उर्मिला पत्नी और दीपक , दिनेश 
पुत्र महावीर सिंह एस / ओ जय सिंह 
बराबर 15/1249 शेयर । श्री भगवान , 
करमवीर , सुनील , धरमवीर पुत्र लशमन 
पुत्र जय सिंह बराबर 54/1249 शेयर 
वासीदेह आदि । 
( 75/15 ) 


गांव का नाम : पोंडरी 


अन्य (पंचायत 


गैर मुमकिन 


11 


180 


0.0253 


पंचायत देह 
( ८० ) 


रास्ता 


कुल 


0.7663 


[ T. H. NHAI/ CMU/MTR/ BM/ DELHI- VADODARA/ 2018/ D- 47741 /3D1] 

राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 28th July, 2020 
S.O. 2474 (E ).— Whereas by the notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways, S.O. No 826 (E ), published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) 
issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) on 22.02.2020 , the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and 
operation of Greenfield alignment of Delhi - Vadodara National Highway (New NH - 148N ) on the stretch of land from 
Km 21.3 to Km 40.9 in the district of PALWAL in the state of HARYANA 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Times of India " and " Dainik 
Jagran" on dated 05.03.2020 ; under sub-section ( 3 ) of section 3A of the said Act ; 

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
Competent Authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government; 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by the sub -section ( 1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 

And further, in pursuance of sub -section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


[HTT II — CUS 3 (ii)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the Greenfield alignment of 
Delhi-Vadodara National Highway (New NH - 148N ) in the stretch of land from Km 21.3 to Km 40.9 in the district 

of PALWAL in the state ofHARYANA 


State : HARYANA 


District : PALWAL 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner / Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 . 


5 


6 


Taluk : Hathin 


Viilage : Akbarpur Natol 


1 


17/16 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Shamlat Deh 
17/16 


2 


79 


Common (Panchyat 
Deh ) 


Gair Mumkin | 0.3187 


Panchyat Deh 
79 


Viilage : Bighawli 

Common (Panchyat 
120 

Deh ) 


3 


Gair Mumkin || 0.0303 


Panchyat Deh 
120 


Viilage: Mandkola 


4 


1734 


Common (Panchyat 
Deh ) 


Gair Mumkin || 0.0885 


Panchyat Deh 
1734 


5 


260 // 13 


Private 


Agriculture 


0.0177 


Sumera Singh ,Sabra Singh 36/56 Share 
Slo s & Omvati, Lajja Imrati 2/56 Share 
D / o Pan Darpav s lo Net Ram Syama 
& Dinesh ,Arun S / o & sumanD / o 
Vijender18 / 56 Share Vaideh 
260 // 13 


6 


266 // 13 


Private 


Agriculture 


0.0177 


Dharamveer,Ram Singh ,Suresh ,Mahinder 
Singh ,Jagdish ,Dharampal S /o Balveer 
Alais Suka S / o Bhullan Equal . 
266 // 13 


7 


34/19 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Suresh ,Lal Singh S /os Shiv Lal S /o Ramji 
Lal Equal 1/3 Share . Jasmat 1/3 Share 
Shiv Lal 1/12 Share S /os Ramji Lal Slo 
Prthvi . Smt. Aneeta Rani W / o Naresh 
Kumar S /o Ramji Lal 1/6 Share. Smt. 
Bharpat W /o Mool Chand S /o Shoma 
Ram 1/12 Share . 
34/79 


8 


457 


Common (Panchyat 
Deh ) 


Gair Mumkin || 0.1897 


Panchyat Deh 
457 


9 


74 //25 


Private 


Agriculture 


0.0025 


Smt. Urmela W /o & Deepak ,Dinesh S /os 
Mahaveer Singh S / o Jai Singh Equal 
15/1249 Share . Shri Bhagvan , 
Karamveer , Sunil, Dharamveer S /os 
Lashaman S /o Jai Singh Equal 54/1249 
Share Vasideh , Bheema Khem Chand , 
Sh . Ram Slos Chote Lal equally share 
429/1249 share Vasi Bharampur Teh. 
Sohana, Deep Chand S /o Gopichand Slo 
Ramji Lal 160/1249 share , Ghanshayam , 
Roshanlal , Lachi Ram , Ramesh , Suresh , 
Mahesh , S /os Tunda Alais Gyasi S /o 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( 1) ] 


Ramji Lal equally 269/1249 share , Smt. 
Gyanwati Wd /o Kishni S / o Lekhi 
98/1249 share , Rahtash , Ashok , Subhash , 
Slos & Smt. Sunita , Raj Bala D /os 
Kishni S /os Lekhi Equally 224/1249 
share . 
74 //25 


10 


75 //5 


Private 


Agriculture 


0.0253 


Smt. Urmela W /o & Deepak ,Dinesh S /os 
Mahaveer Singh S / o Jai Singh Equal 
15/1249 Share . Shri 
Bhagvan ,Karamveer Sunil,Dharamveer 
S /os Lashaman S /o Jai Singh Equal 
54/1249 Share Vasideh . And Others . 
75 // 5 


Viilage: Pondri 


11 


80 


Common (Panchayat 
Deh ) 


Gair Mumkin 
Road 


0.0253 


Panchayat Deh 
80 


TOTAL 


0.7663 


[F. No.NHAI/CMU /MTR /BM /DELHI-VADODARA / 2018 /D - 47741/ 3D1] 


RAJESH GUPTA , Dy . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


Digitally signedby 
MANOJ KUMAR MANDI KUMAR VERMA 
VERMA 

Date : 2020.0730 19:23:34 
+0530 


